.. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 ज्येष्ठ, 1940 ( श० ) 
1 जून , 2018 ( ई०) 


संख्या- 549 


राँची, शुक्रवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 मई , 2018 


संख्या-4/नि०सं०-12-94/2014 का .- 3367-- सुश्री दीपमाला, झा०प्र०से० , ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला - पलामू) को सहायक कार्य प्रबंधक ( प्रशिक्षु), Indian Ordinance Factories Service, Ministry of Defence 
के पद पर योगदान हेतु दो वर्षों के गहनाधिकार पर सशर्त विरमित किये जाने के उपरांत गहनाधिकार अवधि 
में उक्त पद का त्याग कर उप समाहर्ता के पद पर दिनांक 17 मई, 2017 के अपराह्न में समर्पित 
योगदान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. सुश्री दीपमाला द्वारा सहायक कार्य प्रबंधक , ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आमझारी के पद पर कार्यरत अवधि 
(दिनांक 1 मार्च, 2016 से 16 मई, 2017 तक ) में संबंधित नियोजक द्वारा किसी प्रकार की देयता निर्धारित 
की जाती है, तो इसकी अदायगी उनके द्वारा की जायेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


US 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 549 - - 50 


